. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 817 राँची , शुक्रवार , 


3 नवम्बर , 2017 (ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
27 जून , 2017 


विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत किरासन तेल ठेला भेण्डरों को जन वितरण 

प्रणाली दुकानदार के रूप में परिणत करने की स्वीकृति । 


संख्या- 06/ ज.वि .प्र . (ठेला भेण्डर )/ 04- 2016 खा . आ . -2774 -- वर्ष 2011 की जनगणना के 
अनुसार राज्य में कुल हाउस होल्ड की संख्या 62,54, 781 है । ऑनलाईन जिलावार राशन कार्ड की 
प्रविष्टि विवरणी के अनुसार मई 2017 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थ परिवारों की कुल संख्या 
57,41 ,515 है जिन्हें जन वितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से किरासन तेल उपलब्ध कराया 
जाता है । 


___ 2. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को सफेद 
राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है जिन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से ही किरासन 
तेल उपलब्ध कराया जायेगा । राशन कार्ड की बढ़ती संख्या, जिन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानों से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 नवम्बर , 2017 


किरासन तेल वितरित होता है तथा किरासन तेल के घटते आवंटन के आलोक में , वर्तमान में ठेला 
भेण्डर को अत्यन्त ही कम मात्रा में किरासन तेल वितरण हेतु उपलब्ध हो पाता है । 


3. किरासन तेल में डी . बी . टी . योजना भी लागू की गई है जहाँ e-Pos के माध्यम से 
किरासन तेल वितरित किया जाना है । 


4 . उपरोक्त परिस्थितियों में ठेला भेण्डरों की प्रासंगिकता एवं व्यवहारिकता कम हो 
रही है । उन्हें उपलब्ध कराये जा रहे किरासन तेल के कमीशन से उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का 
सामना करना पड़ रहा है । 


___ 5. उक्त परिस्थिति में उनके संघ द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि या तो किरासन 
तेल ठेला भेण्डरों को किरासन तेल का आवंटन वर्तमान परिस्थिति में बढ़ाया जाय या उन्हें जन 
वितरण प्रणाली दुकान के रूप में परिणत किया जाय, ताकि उनके परिवार की रोजी- रोटी चल सके । 


6. किरासन तेल ठेला भेण्डरों को किरासन तेल का आवंटन वर्तमान परिस्थिति में बढ़ाया 
जाना संभव नहीं है । अतः यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के 
अन्तर्गत वर्ष 2016 में कार्यरत ( एक वर्ष में आवंटन प्राप्त ) किरासन तेल ठेला भेण्डरों को जन 
वितरण प्रणाली दुकान के रूप में परिणत किया जाय एवं अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाय । 


7. विभागीय संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त, 2009 के अनुसार केवल बी . पी . एल . 
महिला स्वयं सहायता समूहों को ही जन वितरण प्रणाली दुकान की नयी अनुज्ञप्ति दी जानी 
है । अतः विभागीय संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त, 2009 को ठेला भेण्डरों को जन वितरण 
प्रणाली दुकान में परिणत करने के मामले में शिथिल किया जाता है । 


8. वर्ष 2016 में कार्यरत ( आवंटन प्राप्त) सभी ठेला भेण्डरों को उनके द्वारा ठेला भेण्डर 
की अद्यतन / नवीकृत अनुज्ञप्ति की छायाप्रति के साथ -साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के 
अन्दर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जायेगी । 
इस हेत् ठेला भेण्डर को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2017 में जन 
वितरण प्रणाली दुकान के आवंटन हेतु उल्लेखित अभिलेखों को उपलब्ध कराना होगा | 


9. जिलों से, संबंधित क्षेत्र के लाभुकों का वहाँ के पूर्व में कार्यरत जन वितरण प्रणाली 
दुकानों के साथ- साथ इन प्रस्तावित दुकानों में राशन कार्ड बँटवारा/ टैगिंग करते हुए सूची विभाग को 
उपलब्ध करा दी गई है । प्राप्त सूची के अनुसार सत्यापनोपरांत जिलों के द्वारा इन ठेला भेण्डरों 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 नवम्बर , 2017 


को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान करते हुए खाद्यान्न आदि का आवंटन प्रदान 
किया जायेगा । 


10 . ठेला भेण्डरों की जिलावार संख्या अनुसूची “ क ” में उल्लेखित है । 


11. ठेला भेण्डर से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी विभागीय आदेश/ संकल्प / अधिसूचना/पत्र 
आदि को इस हद तक संशोधित समझा जाए | 


12 . इस संकल्प से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 2660 दिनांक 16 जून , 2017 पर 
मंत्रिपरिषद् की दिनांक 20 जून , 2017 की बैठक में मद संख्या - 11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


अनुलग्नकः- यथोक्त । 


ह०/ 
विनय कुमार चौबे, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 3 नवम्बर , 2017 


अनुसूची “क ” 
जिलावार ठेला भेण्डरों की संख्या/प्रस्तावित यूनिट टैगिंग 


क्रमांक 


जिला का नाम 


ठेला भेण्डरों की संख्या 


1 


| बोकारो 


246 


देवघर 


37 


रामगढ़ 


72 


धनबाद 


248 


5 


पूर्वी सिंहभूम 


373 


राँची 


427 


हजारीबाग 


265 


जामताड़ा 


81 


पलामू 


86 


लोहरदगा 


21 


गिरिडीह 


159 


12 


कोडरमा 


83 


13 


चतरा 


14 


दुमका 


15 


साहेबगंज 


16 


| गोड्डा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 नवम्बर , 2017 


| पाकुड 


67 


| सरायकेला खरसावाँ 


155 


गुमला 


सिमडेगा 


खूटी 


165 


| गढ़वा 


55 


लातेहार 


24 


प. सिंहभूम 


151 


कुल 


2997 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 817 -- 100 


